निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 748 ) 


21 भाद्र 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 12 सितम्बर 2014 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 सितम्बर 2014 
सं0 7 / वि०पुoह0 - 202 / 2010 / गृ0आ0 - 7481 — बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 ( अधिनियम 7, 2007) की 
धारा - 55 सह पठित धारा - 94 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पुलिस 
हस्तक , 1978 में निम्नलिखित संशोधन तुरन्त के प्रभाव से करते है : 

1. बिहार पुलिस हस्तक , 1978 के परिशिष्ट - 71 के खंड - 2 अर्हता में प्रयुक्त अंतिम वाक्य “ ऐसे उम्मीदवार , 
जो सरकारी सेवा में सम्पुष्ट हों , विहित उम्र सीमा के भीतर रहने के वावजूद, बिहार आरक्षी सेवा के योग्य न होंगें । " को 
एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कौशलेन्द्र पाठक, 

सरकार के अपर सचिव । 
The 12th September 2014 
No. 7/B.P.M .- 202 /2010/ H .P.- 7481 — In exercise of the powers confered under 
section 55 read with section-94 of The Bihar Police Act, 2007 ( Act 7 of 2007) the Governor 
of Bihar is hereby pleased to make the following amendment in the Bihar Police Manual, 


vers 


1978 with immediate effect: 


erni 


. 


ev 


बिहार गजट ( असाधारण), 12 सितम्बर 2014 
1. The last sentence used in Clause 2 qualification of Appendix 71 of the Bihar 
Police Manual , 1978 " Candidates who have been confirmed in Government service shall not 
be eligible for Bihar Police Service even though they are within the prescribed age- limit." is 
here by deleted . 

By order of the Governor of Bihar , 

KAUSHLENDRA PATHAK , 
Additional Secretary of the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 748-571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


